रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते । 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 _ Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
· PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 12 , 2007/ चैत्र 22 , 1929 
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12 , 2007 /CHAITRA 22 , 1929 


- 


- 


- 


सं. 182 ] 
No. 182 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 अप्रैल, 2007 

सं . 55 / 2007- सीमा शुल्क 
सा. का .नि . 287( अ ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात पर संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है , एतद्द्वारा भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) के दिनांक 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. 157/1990 - सीमा शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के पहले पैराग्राफ में , शर्त ( 5 ) के परन्तुक में " भारत सरकार , राजस्व विभाग के पूर्व अनुमोदन से सीमा शुल्क का 
भुगतान करके " शब्दों के स्थान पर " ऐसे माल पर यथासमय लागू किसी विधि के अनुसार और ऐसे माल पर देय सीमा शुल्क का भुगतान किए 
जाने पर " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ फा. सं. 528/18008 / 2006 - सीमा शुल्क आई सी डी ] 


अनुपम प्रकाश, अवर सचिव 


टिप्पण : प्रधान अधिसूचना सं. 157/1990 - सीमा शुल्क , दिनांक 28 मार्च, 1990 भारत के राजपत्र , असाधारण , में सा. का.नि . 405 ( अ) , 
दिनांक 28 मार्च, 1990 के तहत प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसमें 1 मार्च, 2006 के सा. का.नि . 122( अ ) के तहत अधिसूचना 
सं. 21/ 2006- सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च, 2006 के द्वारा संशोधन किया गया था । 


2068 GI/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IISec. 3 (1) ] 


= 


- 


...- . 


. 


- 


= 


- 


= - = - = 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi,the 12th April, 2007 


No . 55 /2007- Customs 


G . S.R . 287 (E ). In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue), No . 157: 1990 - Customs, dated the 1st March , 2006 , namely : --- 


In the said notitication , in the first paragraph , in proviso to condition (5 ), for the words " on payment of customs duty 
with the prior approval of the Government of India in the Department ofRevenue " , the words “ in accordance with any law 
for the time being in force applicable to such goods and on payment of the duties of customs wbich are payable in respect 
of such goods shall be substituted . 


No . 528 /18008 /2006 - Cus. ICD ] 


ANI:PAM PRAKASH , Under Secy . 


Note : The principal notification No. 157/ 1990 - Customs, dated the 28th March , 1990), was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , vide G . S . R . 405 ( E ), dated the 28th March , 1990 and was last amended by notification No. 21 /2006 
Customs, dated the 1st March , 2006 , G .S .R . 122 (E ), dated the Ist March , 2006 . 


- 


- 


- 


.. 


. 


- 


. . 


. 


. . - - - . . 


- - -- -- 


- - - 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Vox Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


